निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 कार्तिक 1931 ( श ) 
पटना, सोमवार , 2 नवम्बर 2009 


( संo पटना 556) 


सं0 बी० / समा 02 - 1012 / 2009 - मं०सा० - 643 

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 

( सामान्य शाखा) 


- 


- 


- 


संकल्प 

27 मई 2009 
महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी लोक नायक स्व० जय प्रकाश नारायण ने बिहार आंदोलन का 
नेतृत्व करते हुए दिनांक 05 जून , 1975 को गाँधी मैदान , पटना की ऐतिहासिक रैली में सम्पूर्ण क्रांति का आह्वान 
किया था । उनके इस आह्वान ने बिहार ही नहीं पूरे देश को एक नई सोच एवं दिशा दी । इस दिन के ऐतिहासिक 
महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक वर्ष 05 जून को पटना गाँधी मैदान के 
दक्षिण - पश्चिम छोर पर स्थित गोलम्बर में स्थापित उनकी प्रतिमा स्थल पर सम्पूर्ण क्रांति दिवस राजकीय समारोह 
के रूप में आयोजित किया जायेगा । 
आदेश — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया 
जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

नरेन्द्र कुमार सिंह, 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 556-571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


